शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 21 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 24 मई 2019 - ज्येष्ठ 3, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अंगुल देशराज रेड्डी आत्मज स्व. नरसैया, जाति तेलगू, उम्र 84 वर्ष, निवासी - जलाराम 
मंदिर रोड, कैलाश नगर , राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा सही व पूर्ण नाम अंगुल देशराज रेड्डी है जो 
कि मेरे सर्विस रिकार्ड्स व शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों / दस्तावेजों में दर्ज है व कुछ दस्तावेजों में देशराज रेड्डी, अंगुल देशराज दर्ज है. मेरी 
पत्नि स्व . पुष्पलता रेड्डी ध. प. श्री अंगुल देशराज रेड्डी, प्राथमिक माध्यमिक लक्ष्मी बाई उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव में कार्यरत थी , 
उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम देशराज रेड्डी दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरी पत्नि के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे अंगुल देशराज रेड्डी आ . स्व . नरसैया के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


देशराज रेड्डी, 

अंगुल देशराज 

पिता- स्व . नरसैया 
निवासी - जलाराम मंदिर रोड , 

कैलाश नगर, राजनांदगांव, 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


अंगुल देशराज रेड्डी, 

पिता - स्व . नरसैया 
निवासी - जलाराम मंदिर रोड, 

कैलाश नगर, राजनांदगांव , 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


119 


120 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनंग पाल पाण्डेय आत्मज श्री यू. एन. पाण्डेय उम्र 58 वर्ष, निवासी - फ्लैट नं.- 101 , 
कल्पमुक्त अपार्टमेंट, अवधपूरी, रिसाली, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग, पिन- 490006 ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई 
में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अनंगपाल ( Anangpal ) ए. पी. पाण्डेय ( A. P. Pandey ) अनंगपाल पाण्डेय 
( Anangpal Pande) व अनंग पाल पाण्डेय ( Anang pal Pandey ) दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मेरा सही व पूर्ण नाम अनंग पाल पाण्डेय 
( Anang pal Pandey ) है. मैं मेरे सही व पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे अनंग पाल पाण्डेय आ . श्री यू. एन. पाण्डेय ( Anang Pal Pandey S/ o Shri U. N. Pandey) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अनंगपाल ( Anangpal ) 
ए. पी . पाण्डेय ( A. P. Pandey ) 
अनंगपाल पाण्डेय ( Anangpal Pande ) 

पिता- श्री यू. एन . पाण्डेय 
निवासी - फ्लैट नं. - 101, 

कल्पमुक्त अपार्टमेंट , 
अवधपूरी, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग .) 

पिन -490006 


अनंग पाल पाण्डेय 
(Anang Pal Pandey ) 
पिता- श्री यू. एन. पाण्डेय 
( Shri U.N. Pandey ) 
निवासी - फ्लैट नं .- 101, 

कल्पमुक्त अपार्टमेंट. 
अवधपूरी , रिसाली, भिलाई 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 

पिन- 490006 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , विजय कुमार तातोड़े आत्मज श्री नाना जी तातोड़े, उम्र 56 वर्ष, निवासी- क्वा . नं .-12 
ए, सड़क नं.-08, सेक्टर-04, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरे आधार 
कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विजय कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम विजय कुमार तातोड़े मेरे 
पेनकार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे विजय कुमार तातोड़े आ . श्री नाना जी तातोड़े के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


विजय कुमार 


पिता - श्री नाना जी तातोड़े 
निवासी - क्वा. नं . - 12 - ए, सड़क नं . - 08 , 

भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


विजय कुमार तातोड़े 

पिता - श्री नाना जी तातोड़े 
निवासी - क्वा . नं. - 12 - ए, सड़क नं. - 08, 

सेक्टर -04, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


सेक्टर -04 , 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019 


121 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतीश कुमार वर्मा आत्मज श्री दयाराम वर्मा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-प्लाट नं .-5, सड़क 
नं .- 4/ सी, हिन्द नगर रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सतीश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ “ वर्मा ” उपनाम जोड़कर नया व पूर्ण नाम 
सतीश कुमार वर्मा रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


अतः अब मुझे सतीश कुमार वर्मा आ . श्री दयाराम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सतीश कुमार 


पिता - श्री दयाराम वर्मा 
निवासी - प्लाट नं. -5, सड़क नं. - 4/ सी , 

हिन्द नगर रिसाली, भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


सतीश कुमार 

वर्मा 
पिता- श्री दयाराम वर्मा 
निवासी - प्लाट नं. -5 , सड़क नं .- 4/ सी , 

हिन्द नगर रिसाली, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


, 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मोतीलाल वर्मा आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद उम्र 56 वर्ष, निवासी -64/ डी रिसाली सेक्टर, 
भिलाईनगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस 
रिकार्ड व अन्य में मेरा नाम मोतीलाल आ . लक्ष्मण प्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ “वर्मा ” उपनाम जोड़कर नया व पूर्ण नाम 
मोतीलाल वर्मा रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम में सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त आवश्यक शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों व 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे मोतीलाल वर्मा आ . श्री लक्ष्मण प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


मोतीलाल 
पिता - श्री लक्ष्मण प्रसाद 
निवासी -64/ डी , रिसाली सेक्टर , 

भिलाईनगर , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


मोतीलाल वर्मा 
पिता - श्री लक्ष्मण प्रसाद 
निवासी -64/ डी, रिसाली सेक्टर, 

भिलाईनगर, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


122 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लाकेश कुमार नायक आत्मज- स्व . छबि राम नायक, उम्र 46 वर्ष, निवासी - क्वा . नं. 
1/ए, सी - पाकेट, मरोदा सेक्टर , भिलाईनगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे 
सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम लाकेश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैंने अपने के नाम साथ “ नायक ” उपनाम जोड़कर नया व पूर्ण नाम लाकेश 
कुमार नायक रख लिया हूँ मेरा यह नया नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड 
व अन्य सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे लाकेश कुमार नायक आ . स्व . छबि राम नायक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


लाकेश कुमार 


पिता- स्व . छबि राम नायक 
निवासी - क्वा. नं . - 1/ ए, सी - पाकेट , 

मरोदा सेक्टर, भिलाईनगर, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


लाकेश कुमार नायक 
पिता- स्व . छबि राम नायक 
निवासी - क्वा . नं . - 1/ ए , सी - पाकेट , 

मरोदा सेक्टर, भिलाईनगर, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , बहोरन सिंह बिन्झवार आत्मज स्व . बढ़ई राम बिन्झवार , उम्र 55 वर्ष, निवासी -21 डी , 
एवेन्यू - बी, सेक्टर-7 भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बहोरन सिंह आ. बढ़ई राम बिन्झवार दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ “ बिन्झवार ” उपनाम 
जोड़कर नया व पूर्ण नाम बहोरन सिंह बिन्झवार रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे बहोरन सिंह बिन्झवार आ . स्व . बढ़ई राम बिन्झवार के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बहोरन सिंह 
पिता- श्री बढ़ई राम बिन्झवार 
निवासी - 21 डी, एवेन्यू - बी , 

सेक्टर -7 भिलाईनगर, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


बहोरन सिंह बिन्झवार 
पिता - स्व . बढ़ई राम बिन्झवार 
निवासी - 21 डी, एवेन्यू - बी , 

सेक्टर -7 भिलाईनगर, 
तह. व जिला – दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019 


123 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचन्द्र साहू आत्मज स्व . कार्तिक प्रसाद साहू, उम्र 53 वर्ष निवासी- प्लॉट -20/ ए, सड़क 
नं .- 15 बी . प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम रामचन्द्र दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम रामचन्द्र साहू मेरे आधार कार्ड व बैंक पासबुक में दर्ज है. मैं अपने 
पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे रामचन्द्र साहू आ . स्व . कार्तिक प्रसाद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रामचन्द्र 
पिता - स्व . कार्तिक प्रसाद साहू 
निवासी-20/ ए, सड़क नं . - 15 बी. 
प्रगति नगर , रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


रामचन्द्र साहू 
पिता - स्व . कार्तिक प्रसाद साहू 
निवासी -20 / ए, सड़क नं. - 15 बी . 

प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परमेश्वर प्रसाद साहू आत्मज श्री रामशरण, उम्र 58 वर्ष, निवासी-187, कुटेलाभाठा, 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद आ . 
श्री रामशरण दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ “ साहू ” उपनाम जोड़कर नया नाम परमेश्वर प्रसाद साहू रख लिया हूँ मेरे इस परिवर्तित 
नये नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे परमेश्वर प्रसाद साहू आ . श्री रामशरण ( Parmeshwar Prasad Sahu S/o- Shri Ramsharan) के नाम से जाना , 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


परमेश्वर प्रसाद 
(Parmeshwar Prasad ) 

पिता - श्री रामशरण 
( S /o Shri Ramsharan ) 
निवासी -187, कुटेलाभाठा, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


परमेश्वर प्रसाद साहू 
(Parmeshwar Prasad Sahu ) 

पिता - श्री रामशरण 
( S / o Shri Ramsharan ) 
निवासी -187, कुटेलाभाठा, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


124 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सुनील कुमार अग्रवाल आत्मज स्व. राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल , उम्र 50 वर्ष, निवासी- न्यू 
खुर्सीपार , वार्ड नं.- 36/32, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम सुनील अग्रवाल 
आ . राजेन्द्र अग्रवाल तथा पेन कार्ड, बैंक खाता में सुनील कुमार गोयल आ . राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल दर्ज है जो अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मेरे आधार 
कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में सुनील कुमार अग्रवाल आ . राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल दर्ज है जो पूर्ण व सही है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम को मेरे समस्त 
शासकीय/ अर्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सुनील कुमार अग्रवाल आ . स्व . राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुनील अग्रवाल 
सुनील कुमार गोयल 
पिता - श्री राजेन्द्र अग्रवाल 

निवासी- न्यू खुर्सीपार, 
वार्ड नं . - 36 / 32, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


सुनील कुमार अग्रवाल 
पिता - स्व . राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल 

निवासी- न्यू खुर्सीपार, 
वार्ड नं .- 36/ 32 , भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मेघनाथ देवांगन आत्मज रामचरण, उम्र 58 वर्ष, जाति कोष्टा, निवासी - क्वा . नं .-9 ए, 
सड़क -15, सेक्टर -5 भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में 
मेरा नाम मेघनाथ आ . रामचरण दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम मेघनाथ देवांगन आ. रामचरण दर्ज है . मैं 
अपने पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे मेघनाथ देवांगन आ. श्री रामचरण के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


मेघनाथ 
पिता - श्री रामचरण 
निवासी - क्वा . नं. - 9 ए, सड़क -15 , 

सेक्टर -5 भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


मेघनाथ देवांगन 

पिता - श्री रामचरण 
निवासी - क्वा . नं . - 9 ए, सड़क -15 , 

सेक्टर -5 भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019 


125 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दुर्ग, जिला दुर्ग 


दुर्ग , दिनांक 16 अप्रैल 2019 


प्रारूप 
[ नियम 5 ( 1 ) देखिये ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 ( 1 ) के द्वारा लोक न्यास 
के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष ] 


क्रमांक / 1002/ प्र. 2/ अ. वि . अ./ 2019.- यतः कि आवेदक डॉ. विनिता नायक आ . बिसनसिंह जब्बल उम्र 68 वर्ष निवासी आर्यनगर 
दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग “ जब्बल परमजीत सिद्धार्थ फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट ( जे. पी . एस . फाउण्डेशन ) आर्यनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ” के 
छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में 
पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 14-05-2019 को मेरे न्यायालय 
में विचार किया जाएगा. 


किसी आपत्ति ( या सुझाव ) को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश : अथवा प्लीडर 
या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


डॉ . विनिता नायक आ . बिशनसिंह जब्बल उम्र 68 वर्षनिवासी आर्यनगर दुर्ग 
तहसील व जिला दुर्ग 
“ जब्बल परमजीत सिद्धार्थ फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट 
( जे. पी . एस. फाउण्डेशन ) आर्यनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग " 


2 . 


चल सम्पत्ति : 


: 


निरंक - 21,000-00 नगद ( अक्षरी - इक्कीस हजार नगद ) 


3 . 


अचल संपत्ति : 


निरंक 


( खेमलाल वर्मा ) 

पंजीयक . 


126 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ( छ. ग. ) 


बिलासपुर , दिनांक 12 अप्रैल 2019 


संशोधित आदेश 


क्र ./परि ./2019 /479.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक /परिसमापन / 2018/743 दिनांक 28-3-2018 द्वारा जय अम्बे अ. ज. जा. मछुवा 
सहकारी समिति मर्या. केकराड़, विकासखण्ड तखतपुर प. ह. क्र . 306 दिनांक 18-04-2012 जिला बिलासपुर, को परिसमापन में लाया जाकर 
श्री आशीष मजूमदार सहकारी निरीक्षक को सहकारी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


उक्त आदेश में संशोधन करते हुए जय अम्बे अ. ज. जा . मछुवा सहकारी समिति मर्या. केकराड़, पं. क्र . 306, दिनांक 18-04-2012 
विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर का श्री आर. एन . तिवारी सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है. 


हस्ता./ 
उप पंजीयक 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


